than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

4 आषाढ़ , 1937 ( श०) 
संख्या 451 राँची, गुरुवार 

25 जून , 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

22 जून, 2015 
संख्या- 1/ पी0- 106/ 2008 का .. 5536-- निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री मुकेश कुमार वर्मा, भा . प्र. से. ( झाः2002 ) ( अतिरिक्त प्रभार- प्रशासक एवं प्रबंध निदेशक , 
झारखण्ड सहकारिता बैंक के दिनांक 01 जून , 2015 से Mid Career Training Programme, Phase-III में 
भाग लेने हेतु प्रस्थान करने के फलस्वरूप उनकी अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए श्री राजीव अरूण 
एक्का, भा . प्र. से . ( झाः94), सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के साथ निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, झारखण्ड, राँची तथा प्रशासक एवं प्रबंध निदेशक, झारखण्ड सहकारिता बैंक , राँची के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 4 5 1 - 50 । 


